सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 आश्विन , 1938 ( श०) 


संख्या- 735 राँची, मंगलवार , 


3 अक्टूबर , 2017 ( ई० ) 


राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 
3 अक्टूबर , 2017 


विषयः 


राँची मुख्यालय (एच०ई०सी० क्षेत्र ) अंतर्गत विभिन्न विभागों/कार्यालयों/ संस्थाओं आदि 
के लिए आवश्यकतानुसार भूमि के चिन्हितीकरण एवं आवंटन हेतु कमिटी के गठन के 


संबंध में । 


संख्या-4/स भू० (विविध )- 86 /2017 -4869 / रा०,-- राँची मुख्यालय ( एचई०सी० क्षेत्र) अन्तर्गत 
विभिन्न विभागों/कार्यालयों /संस्थाओं आदि के लिए आवश्यकतानुसार भूमि के चिन्हितीकरण एवं 
आवंटन हेतु अधिसूचना सं०-1479/ रा०, दिनांक 10 अप्रैल, 2015 द्वारा गठित पूर्व कमिटी के स्थान 
पर निम्नवत् नई कमिटी गठित की जाती है : 


1. 


प्रबंध निदेशक , ग्रेटर राँची विकास प्राधिकरण 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 3 अक्टूबर , 2017 


2. 


सचिव , सूचना, प्रौद्योगिकी एवं ई- गवर्नेस विभाग 


सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


उपायुक्त , राँची 


प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


उदय प्रताप , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 735 -- 50 


